निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 672) 


__ 1 भाद्र 1935 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 23 अगस्त 2013 


सं० एम - 4 - 28 / 2013 - 8630 / वि० ( 2 ) 


वित्त विभाग 


- - - - - - 


संकल्प 


22 अगस्त 2013 


राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संगठनों के लिए मासिक भुगतान पर आधारित मोटर 


वाहन चालक उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को बिहार वित्त 


( संशोधन ) नियमावली , 2005 के नियम - 129 के अन्तर्गत “ राज्य क्रय संगठन " नामित किया जाता है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


मो० सउद , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 672-571+ 200 -डी0टी0पी0I 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


